Regd. No . CHD/ 0093 / 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


UM 


मर 


YNA. 


GOVT 


TRYP 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 9- 2017/ Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JANUARY 16, 2017 ( PAUSA 26 , 1938 SAKA) 

हरियाणा सरकार 
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 

डी - नोटिफिकेशन 

दिनांक 16 जनवरी, 2017 
क्रमांक 364 / 11एल०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 48 (1 ) के अन्तर्गत 
के संदर्भ में प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्न तालिका में दर्शित केवल भूमि के लिये जो कि सरकारी व्यय पर, 
सार्वजनिक प्रयोजन नामतः कच्चा लिंक ड्रेन आर० डी० 0 से 3415 जो कि शाहबाद सढौरा सड़क की पुली से शुरू होकर 
सड़क जो अनाज मण्डी बराड़ा को जाती है के कार्य हेतु है को अधिसूचना से वापस लेते हैं जो कि उपरोक्त अधिनियम की 
धारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना जारी अधिसूचना संख्या 1578 / 11एल० दिनांक 15 जुलाई , 2009 जिन का प्रकाशन 
हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 15 जुलाई , 2009 में हुआ था और धारा 6 की अधिसूचना संख्या 2635 / 11एल० 
दिनांक 16.03. 2010 जिनका प्रकाशन हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 23 मार्च, 2010 में हुआ था । हरियाणा सरकार के पत्र 
क्रमांक 28 / 198 / 2016 - 17 डब्लयू दिनांक 05 / 10 / 2016 के द्वारा डी - नोटिफिकेशन की सहमति दी जा चुकी है । 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं० | क्षेत्रफल एकड़ में | रैक्टेंगल /किला संख्या /निर्देशन 


2 


3 


4 


भूमि की पट्टी चौड़ाई 16.50 फुट या 3 
करम तथा 3415 फुट लम्बाई निम्नलिखित 
खसरा नम्बर / किला संख्या में पूर्णतः / 
आंशिक गुजरती है । जैसा कि नक्शे में 
दर्शाया गया है । 


अम्बाला 


| बराड़ा 


| बराड़ा 


| 203 


| 1. 294 


131 


2, 3, 9,10, 11, 20 


114 


23 


132 


16, 17, 24 / 1 


138 


3,4, 8,9,12, 19, 20 ,21 


Price : Rs. 5 .00 


(117) 


118 


HARYANA GOVT . GAZ . (EXTRA.), JAN . 16, 2017 (PAUS . 26 , 1938 SAKA ) 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं० । क्षेत्रफल एकड़ में | रैक्टेंगल / किला संख्या / निर्देशन 


31FcT 


RIETI 


RIE 


203 


1.294 


137 


25 


154 


4,5 / 1 
poch 192, 193 
PRAT 908 


Pod 186 


जोड़ 


1 .294 og 


जयदीप राव, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
एस०वाई०एल० जल सेवायें परिमण्डल , अम्बाला । 


HARYANA GOVERNMENT 
IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT 

De-Notification 

The 16th January , 2017 
No. 364 /11 - L . - Whereas, the Governor of Haryana exercising the powers conferred up to under 
Section 48 ( 1 ) of Land Acquisition Act, 1894 , is withdrawing Acquisition proceeding of land only as per table given 
below for the work of Excavation of Katcha Link Drain from RD 0 to 3415 off taking from road culverts on 
Shahbad - Sadhaura and out falling in road culvert leading to grain market in village Barara , Tehsil Barara , 
District Ambala which was notified under Section 4 vide Government Notification No . 1578 / 11L 
dated 15th July , 2009 published in Haryana Government Gazette on dated 15th July , 2009 and Section 6 vide 
Government Notification No. 2635 / 11 - L dated 16 /03 /2010 published in Haryana Government Gazette on 
dated 23rd March , 2010 . Haryana Government has agreed vide letter No . 28 /198 /2016 /71 W dated 05 . 10 .2016 to drop 
acquisition proceeding and release /de-notification ofland acquired for Barara drain . 

Specifications 
District Tehsil Village Hadbast No. Area in Acres Locality /Rectangle No . 

2 3 4 

5 

A strip of land in width 16 .50 feet or 3 
Karam in village Barara Tehsil Barara 
District Ambala shown in the Index Plan 

Rectangle No . Killa No . 
Ambala Barara Barara 

203 1 . 294 131 

2 ,3 , 9 , 10 ,11, 20 

23 
132 

16 , 17 , 24 / 1 
138 

3,4 ,8,9,12, 19,20 ,21 
137 
154 

4 , 5 / 1 
Road 

192, 193 Rasta- 908 
Railway 186 


114 


25 


Total 


1 . 294 
Acres 


JAIDEEP RAO, 
Superintending Engineer, 
S . Y .L . Water Services Circle , Ambala . 


54937 — C .S. - H .G .P., Chd . 


